. 





- . 


. .. - 


. . .. : - " 


रजिस्ट्री सं . डी. एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No. D .L .--- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन्न 


सायनयन 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं . 
No. 


15 ] 
15 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 23 , 2014 / माघ 3 , 1935 
DELHI , THURSDAY, JANUARY 23, 2014/ MAGHA 3, 1935 


[ रा. रा.रा. क्षे.दि . सं. 227 

[ N. C . T. D. No. 227 


- 


- 


- 


- 


- 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


. 


विकास विभाग 
कृषि विपणन निदेशालय 

अधिसूचना 

दिल्ली, 23 जनवरी, 2014 
सं. एफ 8[38 ) / 2010 / डीएएम / एमआर / 9335.- दिनांक 16 फरवरी , 2012 की अधिसूचना संख्या एफ 8(36) / 2010- डीएएम / एमआर / 478 और दिनांक 
4 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या एफ 8(16) / 2010 / डीएएम / एमआर / 8180 का आंशिक आशोधन करते हुए और दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 
( 1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 07) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा निदेश देते हैं कि 
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा और श्री विजेन्द्र त्यागी क्रमश अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कृषि उत्पाद विपणन समिति, राष्ट्रीय महत्व की मंडी, आजादपुर, दिल्ली, तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे । 

इसके अतिरिक्त दिनांक 16 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या एफ 8(36 ) / 2010 / डीएएम / एमआर / 478 का आंशिक आशोधन एवं दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन 
(विनियम) अधिनियम , 1998 की धारा 29 के साथ पठित धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह भी निदेश देते हैं 
कि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा "दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के प्रतिनिधि की श्रेणी के अन्तर्गत सदस्य , दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन समिति , राष्ट्रीय महत्व की मंडी. आजादपुर. 
दिल्ली. तत्काल प्रभाव से उक्त समिति के सदस्य नहीं रहेंगे । 

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 

नाम से तथा उनके आदेश पर . 
रमेश तिवारी, विशेष सचिव (विकारा ) 


336 DG / 2014 


( 1) 


- 


- 
- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IVI 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 
- 


- 


- 


- 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 

NOTIFICATION 

Delhi, the 23rd January, 2014 
No. F. 8 (36)/2010 /DAM/ MR/ 9335 . --In partial modification of notification no . F. 8 ( 36)/ 2010 
DAM/ MR/ 478 dated the 16 " February, 2012 and notification no. F. 8 (16)/ 2013/ DAM/ MR/ 8180 dated 
the 4th October , 2013 and in exercise of the powers conferred by the section 29 of the Delhi 
- Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of 
the National Capital Territory of Delhi hereby directs that Sh . Rajinder Kumar Sharma and 
Sh . Vijender Tyagi, Chairman and Vice -Chairman respectively of the Agricultural Produce Marketing 
Committee , Market of National Importance , Azadpur , Delhi shall cease to be the Chairman or Vice 
Chairman , with immediate effect. 

Further, in partial modification of notification no . F . 8 ( 36 )/ 2010 -DAM /MR/ 478 dated 
16th February , 2012 and in exercise of the powers conferred by section 27 read with section 29 of thc . 
Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 , the Lt. Governor of the National 
Capital Territory of Delhi further directs that Sh . Rajinder Kumar Sharma, Member under the category 
" Representative of the Delhi Agricultural Marketing Board ” , of the Agricultural Produce Marketing 
Comınittee , Market of National Importance, Azadpur, Delhi shall cease to be the member of the said 
committee , with immediate effect. 

By Order and in the Name of the Lt. Governor of : 

the National Capital Territory of Delhi, 
RAMESH TIWARI, Special Secy . (Development ) 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 
. अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 23 जनवरी, 2014 
सं. 85 /नियम / डी. एच . सी. - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) की धारा 129 
तथा दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम , 1966 (1966 का अधिनियम 26 ) की धारा 7 दवारा प्रदत्त 
शक्तियों तथा इस निमित समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च 
न्यायालय , एतदद्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय ( ऑरीजिनल साइड ) नियम, 1967 के अध्याय XXIII में 
निम्नलिखित संशोधन तुरंत प्रभाव से करता है। : -- 

__ अध्याय XXIII की सूची ( फीस की सारणी) के वर्तमान पैरा D(3) के लिए निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित होगा : 
( 3) न्याय सदन में शपथपत्र, शपथ या प्रतिज्ञान सत्यापित करने के लिए कमिश्नर की फीस 
प्रत्येक शपथपत्र, शपथ या प्रतिज्ञान के लिए 

. - रुपये 20. 00 


नोट : यह संशोधन इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा | 


PART IV] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Home 


HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 23rd January , 2014 
No. 85 / Rules/DHC .----In exercise of the powers conferred by Section 129 of the Code of Civil 
Procedure, 1908 (Act 5 of 1908) and Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966 ) and 
all other powers enabling it in this behalf , the High Court of Delhi, hereby makes the following 
amendments in Chapter XXIII in the Delhi High Court (Original Side) Rules, 1967 with immediate 


effect : 


The Following Shall be Subsitituted for The Existing Para D (3 ) of Schedule ( Table of Fees) to 
Chapter XXIII : 
(3 ) Fees of Commissioners for attesting affidavits, oaths , or affirmations at the Court House , for 
every affidavit, oath or affirmation . 

- Rs . 20 . 00 
Note : The amendment shall come into force from the date of its publication in the Gazette . 


सं. 84 /नियमाडी.एच. सी. --दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम , 1966 ( 1966 का अधिनियम 
26 ) की धारा 7 सह पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ( 1908 की अधिनियम सं. 5) की धाराएँ 122 
तथा 129 एवं 1919 के लेटर्स पेटेंट के खंड 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित समर्थ बनाने 
वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
सरकार के उप - राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के न्यायालयों में लागू 
पंजाब उच्च न्यायालय नियम एवं आदेशों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन तुरंत प्रभाव से करता 


संशोधन 
उक्त पंजाब उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के जिल्द IV में , अध्याय 12 - B में , नियम 5 के 
खंड (iii) में शब्दों “रुपये दस ", जहाँ भी आयें वहां “रुपये बीस प्रतिस्थापित होगा | 
नोट : यह संशोधन इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा | 

न्यायालय के आदेशानुसार , 
संगीता ढींगरा सहगल, महानिबंधक 


WA 


No . 84 /Rules/DHC. — In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High 
Court Act, 1966 (Act 26 of 1966 ) read with Sections 122 and 129 of the Code of Civil Procedure , 1908 


A 


. 


.. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


( Act No. 5 of 1908) and clause 27 of the Letters Patent of 1919 and all other powers enabling it in this 
behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the Government of the 
National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendments in the Rules and orders 
of the Punjab High Court as applicable in the Courts of the National Capital Territory of Delhi with 
immediate effect, namely : 


AMENDMENT 
In the said Punjab High Court Rules and Orders in Volume IV thereof, in Chapter 12-B , in rule 
5 , clause (iii), for the words “ Rupees ten ” wherever, they occur, the words “ Rupees twenty” shall be 


substituted . 


NOTE : This amendment shall come into force from the date of its publication in the Gazette . 

By Order of the Court , 
SANGITA DHINGRA SEHGAL , Registrar General 


Printed by the Manager ,Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


